निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
370 पटना , श्रावण, 334 TETgaon 


( सं0 पटना 370 ) 


8 श्रावण 1934 ( NO ) 
पटना, सोमवार, 30 जुलाई 2012 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

30 जुलाई 2012 
सं0 बी1 - 3- 85 / 2012 - 30 - विभागीय अधिसूचना संख्या - बी1 - 3 - 81 / 2012 - 28 दिनांक 23 .07.2012 में भारत के उपराष्ट्रपति 
निर्वाचन, 2012 के लिए निर्वाचन लड़ने वाले की सूची (प्ररूप - 5) के क्रम संख्या - 1 एवं 2 के सम्मुख अभ्यर्थी का नाम स्तम्भ में अंकित 
श्री शब्द विलोपित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर० के० प्रसाद, 
संयुक्त सचिव । 


NOTIFICATION 

The 30th July 2012 
No . B1- 3 -85 /2012 - 30 — In the List of Contesting Candidates ( Form - 5 ) for Vice 
Presidential Election , 2012 the word ‘ Shri appearing in the column ‘Name of Candidate is 
omitted against the names at Sl. Nos . 1 and 2 in this Department Notification No.- B1- 3 
81 / 2012- 28 dated 23 -07- 2012. 

By the Order of Governer , 

R. K . PRASAD, 
Joint Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 370 -571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


